निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 473) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 04 / 2015- 3571 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक, 

दयानिधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 
पटना । 

पटना , दिनांक 08 अप्रील 2015 
विषय : उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के स्वीकृत ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० के तहत अनुमान्य 

वित्तीय उन्नयन के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के अधीन उद्योग 
विस्तार पदाधिकारी पद के लिये दिनांक 01 / 01 /1996 के प्रभाव से वेतनमान ₹5000 - 8000 /- स्वीकृत है । 

2. इन पदधारकों को बिहार उद्योग सेवा के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति दी जाती है । बिहार 
उद्योग सेवा के मूल कोटि के पद ( परियोजना प्रबंधक / सहायक उद्योग निदेशक एवं समकक्ष) के लिए दिनांक 
01 / 01 /1996 के प्रभाव से ₹6500 - 10500 /- तथा दिनांक 01 /01/ 2006 के प्रभाव से पी0बी0 - 2 
( 9300 -34800/-) तथा ग्रेड-पे ₹4800/- एवं चार वर्ष की संपुष्ट सेवा के बाद पी0बी - 3 
(15600 - 39100/-) तथा ग्रेड -पे ₹5400/ - स्वीकृत है । 


उन्नय 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2015 
____ 3. उद्योग विभाग, बिहार द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली- 2003 एवं रूपांतरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना- 2010 के आलोक में उद्योग विस्तार पदाधिकारी को वित्तीय उन्नयन के तहत 
अनुमान्य वेतनमान को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है । 

4. इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना है कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं० - 769 , 
दिनांक 28 / 01/ 2008 के द्वारा उच्चतर संवर्ग के मूल कोटि के पद का वेतनमान एवं उच्चतर पद के 
वेतनमान में क्रमशः प्रथम और द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । तद्नुसार 
संकल्प संख्या - 6720 , दिनांक 01 /07/ 2013 के द्वारा वेतनमान संशोधित होने के बाद ए०सी०पी० के तहत 
09/ 08/1999 या उसके बाद की तिथियों में 12/ 24 वर्ष की कालावधि पूरी होने पर निम्नवत् वित्तीय 
उन्नयन का लाभ अनुमान्य होगा 
मूल कोटि 

5000 - 8000 / 

( पी०बी० - 2 + 4200/ - ) 
( उद्योग विस्तार पदा० ) 
प्रथम वित्तीय उन्नयन 

6500 - 10500 / ( पी०बी० - 2 + 4800 /-) 
( परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष) 
द्वितीय वित्तीय उन्नयन 

10000 - 15200 / ( पी०बी० - 3 + 6600/-) 
( प्रबंधक एवं समकक्ष ) 

5. यदि किसी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 6500 - 10500/ 
( पी०बी० - 2 + 4800 /- ) में स्वीकृत है तो दिनांक 01 / 01 / 2009 एवं उसके बाद की तिथियों में 20 वर्ष की 
कालवधि पूरी करने पर द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन निम्नवत दिया जायेगा 
प्रथम ए०सी०पी० 

- 6500 - 10 500 /- पी०बी० - 2 + 4800 / 
द्वितीय रूपांतरित ए०सी०पी० - 

पी०बी० - 2 + 5400 / 
तृतीय रूपांतरित ए०सी०पी० - 

पी०बी० - 3 + 5400 / 
नवनियुक्त उद्योग विस्तार पदाधिकारी को एम०ए०सी०पी० के तहत तीनों वित्तीय उन्नयन 
निम्नवत् अनुमान्य होगा अगर उसे बिहार उद्योग सेवा में नियमित प्रोन्नति नहीं मिल पाती है 
मूल कोटि 

पी०बी० - 2 + 4200 / 
प्रथम रूपांतरित वित्तीय उन्नयन 

पी०बी० - 2 + 4600 / 
द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन 

पी०बी० - 2 + 4800 / 
तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन 

पी०बी० - 2 + 5400 / 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


उन्नयन 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 473 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


